PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 13, 1970 (PAUSA 25 , 1891 SAKASS 


17 


राजस्व विभाग 


बुद्ध जागीर 


दिनांक 1 जनवरी , 1970 
क्रमांक 6802-र III - 69/ 60.-पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) और 
3 (1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) को वार्षिक युद्ध जागीर 
श्रीमती प्रभाती देवी , विधवा टेक राम , गांव करेला, तहसील व जिला जीन्द को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 

2. यह अनुदान रबी , 1967 से लागू होगा । 

क्रमांक 6878- III-69 / 65.- श्री देस राम, पुन श्री शियो नाथ, निवासी गांव वरहाना, तहसील झझर, जिला 
रोहतक , की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 , के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री देस राम की मुबलिक 100 रुपए की जंगी जागीर, जो कि हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3806-24-67 / 3170 , दिनांक 11 सितम्बर, 1967 , के द्वारा मंजूर हुई थी , अब श्रीमती सरती , 
विधवा श्री देस राम के नाम खरीफ , 1969 से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के 
अधीन रहते हुए किया जायेगा । 


क्रमांक 5694- र(IV ) -69 / 103.- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2( ए) ( 1 ए ) बोर 
3(1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की 
वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित लोगों को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रम संख्या जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


गुड़गांव 


श्री सूरज मल कटारिया , पुत्र चौ ० रिसाल सिंह 


गुड़गांव 


गुड़गांव 
धामडोज 


2 


श्री नौरंग सिंह , पुत्र श्री चन्दन सिंह 


यह मनुदान रबी , 1969, से लागू होंगे । 

गुरचरण सिंह बिन्दरा, अवर- सचिव 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 

The 30th December, 1969 
No. 787-PWIII(I) -67 / 36829. - On being allowed leave Shri Narinder Singh Grewal, Lecturer is 
ivil Enginecring, Government Polytechnic, Ambala, relinquished charge of his duties on 23rd August, 1967 
orenoon ). 

The 1st January, 1970 
No. 7494-PWIII(I) -69 37211.- On being relieved Shri Ajit Singh Ahlawat, Lecturer in Civil Engineer 
g, Government Polytechnic, Jhajjar , relinquished charge of his duties on 12th December, 1969 (forenoon). 

B. S. GREWAL , 

Financial Commiss oner, Revenue , and Secy . 
CONSOLIDATION DEPARTMENT 


The 5th January, 1970 
No. BA /71.- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 41 of the East 
njab Holdings ( Consolidation and Prevention of I ragmentation ) Act. 1948, the Governor of Haryana . is 
ased to direct that the powers exercised by the State Government under si ction 42 of the said Act shall 
o be exercised by Shri H.L. Gugnani, Director, Consolidation of Holdings. I and Records and Special 
llector , Haryana , Chandigarh , in respect of all the districts of the Haryana State . 

DAMODAR DASS, Secy. 


